रजिस्ट्री सं° डी . एल० - 33004/ 98 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 98 


- 


- 


. 


. 


. . 


. 


भारतको राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग 1 - खण्ड 4 
PART II — Section 4 


20 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


INA . 


सं०14 ] 
No . 14 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , सितम्बर 2, 1998 / भाद्र 11 , 1920 
NEW DELHI, WEDNESDAY , SEPTEMBER 2 , 1998 /BHADRA 11, 1920 


- - 


- 


रक्षा मंत्रालय 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 2 सितम्बर, 1998 
का . नि . आ . 26 ( अ ). - कतिपय नियमों, अर्थात् फैजाबाद छावनी ( वार्डों में विभाजन ) नियम, 1997 का एक प्रारूप, छावनी अधिनियम, 
1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 31 की अपेक्षानुसार भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं. 167 तारीख 9 अक्तूबर, 1997 के साथ भारत के 
राजपत्र भाग 2, खंड 4 तारीख 25 - 10 -97 में प्रकाशित किया गया था, जिसे ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, साठ दिन 
की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे । 

और उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां 13 नवम्बर , 1997 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी । 
और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार कर लिया है । 

अत: केन्द्रीय सरकार, छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सं. का . नि . आ. 257 
तारीख 10 जुलाई , 1954 द्वारा प्रकाशित फैजाबाद छावनी ( वार्डो में विभाजन ) नियम , 1954 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे 
अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है , निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 

नियम 


1 . संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : 


( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम फैजाबाद छावनी ( वाडौं का विभाजन ) नियम, 1998 है । 
2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
3. छावनी का वार्डों में विभाजन : - छावनी बोर्ड के निर्थाधन के प्रयोजन के लिये फैजाबाद छावनी को पांच वार्डों में विभाजित किया 

जायेगा, अर्थात् : 
वार्ड सं . 1 
वार्ड सं. ॥ 
वार्ड सं . III 
वार्ड सं . IV 

वार्ड सं. v 
2387 GI/98 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II-- Sec . 4 ] 


4. वाडौँ की सीमाएं : 

प्रत्येक वार्ड की सीमा इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट होंगी । 
5. निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या : 

प्रत्येक वार्ड से निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या नीचे दर्शित अनुसार होगी : 
वार्ड सं. 1 - [ अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के लिए आरक्षित 
वार्ड सं. IlI 
वार्ड सं. III - I 
वार्ड सं. IV - I 
वार्ड सं . V - 1 

अनुसूची 


( नियम 4 देखिए ) 

( वार्डों की सीमाएं ) 
वार्ड सं. 1 : - वार्ड सं. I की सीमा एम. जी . रोड और लौज रोड के जंक्शन से आरम्भ होती है । अब इस जंक्शन से लौज रोड तथा सरदार 
बलदेव सिंह रोड के जंक्शन तक , सीमा लौज रोड के दक्षिणी किनारे के साथ - साथ दक्षिण पूर्व की ओर चलती है । अब यह सीमा लौज रोड और सरदार 
बलदेव सिंह रोड के जंक्शन से सरदार बलदेव सिंह रोड और पटेल रोड के जंक्शन तक सरदार बलदेव सिंह रोड के पूर्वीकिनारे के साथ - साथ । 

वार्ड सं. 2 :-- इस वार्ड की सीमा बंगला सं. 32 के निकट महात्मा गांधी रोड और मुहम्मद उमर रोड के जंक्शन से आरम्भ होती है । इस बिन्दु 
से इस वार्ड की सीमा मुहम्मद उमर रोड , सरदार बलदेव सिंह रोड और पटेल रोड की क्रासिंग तक मुहम्मद उमर रोड के दक्षिण किनारे से पूर्व दिशा 
की ओर घलती है । अब इस क्रासिंग से सीमा सरदार बलदेव सिंह रोड और लौज रोड जंक्शन तक बलदेव सिंह रोड के पश्चिमी किनारे के साथ - साथ 
दक्षिण दिशा में चलती है । इस जंक्शन से सीमा लौम रोड के उत्तरी किनारे पर महात्मा गांधी रोड और लौज रोड के जंक्शन तक पश्चिम दिशा में चलती 
है । इस जंक्शन से सीमा अपनी आरंभिक बिन्दु अर्थात् सं. 32 के निकट बंगला महात्मा गांधी रोड, मुहम्मद उमर रोड के जंक्शन तक उत्तरी दिशा में 
महात्मा गांधी रोड के पूर्वी किनारे से चलती है । 

वार्ड सं. 3 : -- इस वार्ड की सीमा महात्मा गांधी रोड़ और पटेल रोड जंक्शन से आरम्भ होती है । इस बिन्दु से इस वार्ड की सीमा पटेल रोड 
के दक्षिण किनारे से करियप्पा रोड और पटेल रोड के क्रासिंग तक पूर्व की ओर चलती है । इस क्रासिंग से सीमा करियप्पा रोड के पश्चिमी किनारे से मुहम्म्द 
उमर रोड और करियप्पा रोड की क्रासिंग तक दक्षिण दिशा की ओर चलती है । अब इस क्रासिंग से सीमा मुहम्मद उमर रोड के उत्तरी किनारे से महात्मा 
गांधी रोड और उमर रोड़ के जंक्शन तक पश्चिमी दिशा में चलती है । इस बिन्दु से इस वार्ड की सीमा महात्मा गांधी रोड और पटेल रोड के क्रासिंग तक 
महात्मा गांधी रोड के पूर्वी किनारे के साथ - साथ उत्तरी दिशा में चलती है । 

वार्ड सं. 4 : - इस वार्ड की सीमा छावनी बोर्ड स्तम्भ सं. 36 और छावनी बोर्ड स्तम्भ सं. 37 के बीच मिरन घाट से आरम्भ होती है । इस 
बिन्दु से इस वार्ड की सीमा पंत रोड़ और महात्मा गांधी रोड के जंक्शन तक महात्मा गांधी रोड के पश्चिमी किनारे के साथ - साथ दक्षिण दिशा में चलती 
है । इस जंक्शन से मिली ग्रास फार्म से गुजरने के पश्चात् छावनी बोर्ड स्तम्भ सं . 25 तक सीधे चलती है । अब छावनी बोर्ड स्तम्भ सं. 25 से यह सीमा छावनी 
बोर्ड स्तम्भ सं. 26 तक उत्तर पश्चिम दिशा की ओर सोधी चलती है । अब छावनी बोर्ड स्तम्भ सं. 26 से इस वार्ड की सीमा घाघरा नदी पार 
करने के पश्चात् उत्तर दिशा की ओर चलती है । इस बिन्दु से सीमा पटेल रोड के दक्षिणी किनारे के साथ - साथ उस बिन्दु तक जहां स्तम्भ सं. 10 तथा 
10 - क के बीच छावनी सीमा से पटेल रोड में मिलती है । दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर चलती है । इस बिन्दु से सीमा दक्षिण दिशा की ओर छावनी बोर्ड 
स्तम्भ सं. 10 - क , 10 - ख , 10 - ग, 10 - घ से गुजरती हुई छावनी स्तम्भ सं. 11 तक छावनी सीमा के साथ - साथ चलती है । छावली बोर्ड स्तम्भ सं . 11 
से छावनी सीमा बोर्ड स्तम्भ सं. 12 से होकर गुजरती हुई छावनी सीमा के साथ - साथ छावनी बोर्ड स्तम्भ सं. 13 तक दक्षिण पूर्व दिशा की 
है । छावनी बोर्ड स्तम्भ सं. 13 से छावनी बोर्ड स्तम्भ सं . 13- क तक छावनी सीमा के साथ - साथ दक्षिण दिशा की ओर चलती है । अब छावनी बोर्ड स्तम्भ 
सं. 13 - क से इस वार्ड की सीमा छावनी सीमा के साथ - साथ छावनी सीमा बोर्ड स्तम्भ सं. 16 तक दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती है । छावनी बोर्ड स्तम्भ 
सं. 16 से छावनी बोर्ड स्तम्भ सं. 16- क तक यह दक्षिण दिशा की ओर मुड़ती है । छावनी बोर्ड स्तम्भ सं. 16 - क से गुजरती हुई छावनी बोर्ड स्तम्भ सं. 17 
तक यह सीमा दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ती है । छावनी बोर्ड स्तम्भ सं . 16 - क से गुजरने के पश्चात् छावनी बोर्ड स्तम्भ सं . 17 से यह सीमा के साथ 
साथ छावनी बोर्ड स्तम्भ सं. 18, स्तम्भ सं. 19 से होकर छावनी बोर्ड स्तम्भ सं. 20 तक यह सीमा उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है । छावनी बोर्ड 
स्तम्भ सं. 20 से यह सीमा छावनी बोर्ड 21 तक सीधा मुड़ती है । छावनी बोर्ड स्तम्भ सं. 21 से इस वार्ड की सीमा छावनी बोर्ड स्तम्भ सं. 22 से गुजरने 
के पश्चात् छावनी बोर्ड स्तम्भ सं. 23 तक दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती है । छावनी बोर्ड स्तम्भ सं . 23 से छावनी बोर्ड स्तम्भ सं. 24 तक पश्चिम की 
ओर चलती है । छावनी बोर्ड स्तम्भ सं . 24 से इस वार्ड की सीमा छावनी बोर्ड स्तम्भ सं. 25 तक उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलती है अब छावनी 


[ भाग II - खण्ड 4 ] | 


भारत . का राजपत्र असाधारण 


- 


बोर्ड स्तम्भ सं . 25 से पंत रोड के दक्षिण किनारे के साथ - साथ पंत रोड और एम. सी. रोड के जंक्शन तक इस वार्ड की सीमा पूर्वी दिशा की ओर 
चलती है । इसके पश्चात् यह सीमा एम . जी . रोड के पूर्वी किनारे के साथ - साथ एम . जी . रोड और लौज रोड के जंक्शन तक उत्तर दिशा की ओर 
चलती है जो इसका आरंभिक बिन्दु है । छावनी बोर्ड स्तम्भ सं. 27 की तरफ उत्तरी दिशा में चलती है । छावनी बोर्ड स्तम्भ सं . 27 से बोर्ड की सीमा 
धाघरा नदी पार करने के पश्चात् छावनी बोर्ड स्तम्भ सं. 29 तक उत्तर पूर्वी दिशा में छावनी बोर्ड स्तम्भ 28 सं. से गुजरती है । अब छावनी बोर्ड स्तम्भ 
सं. 29 से इस बोर्ड की सीमा उत्तरी दिशा में छावनी बोर्ड स्तम्भ सं. 30 की ओर चलती है । छावनी बोर्ड स्तम्भ सं . 30 से इस बोर्ड की सीमा छावनी 
बोर्ड स्तम्भ सं. 36 एवं स्तम्भ सं. 37 के बीच स्थित मिरान घाट तक छावनी सीमा के साथ - साथ छावनी बोर्ड स्तम्भ सं. 31 , 32, 33, 34 , 35 और 
36 से गुजरती हुई पूर्वी दिशा की ओर चलती है जो इसकी आरंभिक बिन्दु है । 

वार्ड सं. 5 : - इस वार्ड की सीमा मिरान घाट क्षेत्र के ठीक बाहर छावनी बोर्ड स्तम्भ सं. 36 और छावनी बोर्ड स्तम्भ सं. 37 के बीच महात्मा 
गांधी रोड से आरम्भ होती है इस बिन्दु से सीमा छावनी सीमा स्तम्भ सं . 37, 38 और 39 से गजरती हुई पूर्वीदिशा की ओर चलती है । अब छाव 
स्तम्भ सं. 39 तक दक्षिण पूर्व दिशा में चलती है । छावनी बोर्ड स्तम्भ सं. 3 से इस वार्ड की सीमा छावनी बोर्ड स्तम्भ सं. 4 और 5 से गुजरती हुई दक्षिण 
दिशा में मुड़ती है । अब छावनी बोर्ड सतम्भ सं. 5 से सीमा छावनी बोर्ड स्तम्भ सं . 7 तक दक्षिण दिशा में चलती है । छावनी बोर्ड स्तम्भ सं . 7 से छावनी 
बोर्ड स्तम्भ सं. 8 तक सीमा दक्षिण दिशा में मुड़ती है । अब छावनी बोर्ड स्तम्भ सं. 8 से छावनी बोर्ड स्तम्भ सं. 9 तक दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती 
है फिर छावनी बोर्ड स्तम्भ सं. 10 तक सीधी पहुंचती है । अब छावनी बोर्ड स्तम्भ सं. 10 से यह सीमा सरदार बलदेव सिंह रोड, पटेल रोड़ और मुहम्मद 
उमर रोड की क्रासिंग तक पटेल रोड के उत्तरी किनारे के साथ - साथ चलती है । अब इस क्रासिंग से इस वार्ड की सीमा मुहम्मद उमर रोड़ तथा करियप्पा 
रोड के जंक्शन तक पश्चिम दिशा में चलती है इस बिन्दु से सीमा उत्तर दिशा में मुड़ जाती है तथा करियप्पा रोड़ के पूर्वी किनारे के साथ - साथ चलती 
है । इस क्रासिंग से सीमा पटेल रोड और महात्मा गांधी रोड़ जंक्शन तक पटेल रोड़ के उत्तरी किनारे के साथ - साथ पश्चिम दिशा में मुड़ती है । 
अब इस जंप शन से सीमा उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाती है तथा अपनी आरंभिक बिन्दु अर्थात् छावनी बोर्ड स्तम्भ सं. 36 और छावनी बोर्ड स्तम्भ 
सं . 37 के बीच ठीक मिरान घाट के बाहर महात्मा गांधी रोड के उत्तरी छोर तक महात्मा गांधी रोड़ के पूर्वी किनारे के साथ - साथ चलती है । 

[ फाईल सं. 29/26 /डब्ल्यू आर/ फैजाबाद/ सी / डी/ ई/96/2872/ डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

फाल्गुनी राजकुमार, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF DEFENCE 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 2nd September, 1998 
S. R. O . 26 ( E ). - Whereas a certain Draft Rules, namely the Faizabad Cantonment ( Divistion into Wards ) Rules, 1997 
was published with the notification of the Government of India in the Mininsty of Defence number 167 dated 9th October 
, 1997 in the Gazette of India , Part II, Section 4 , dated 25 - 10 -97 , as required by section 31 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 
1924), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days ; 

And whereas copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on 13th November, 
1997 . 

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said Draft Rules within the 
aforesaid period have been duly considered by the CentralGovernment ; 

___ Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 31 of the Cantonments Act , 1924 ( 2 of 1924), and in 
supersession of the Faizabad Cantonment, (Division into Wards) Rules , 1954 , published vide number SRO 257 dated 10th 
July, 1954, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby 
makes the following rules, namely ; 

RULES 
1. Short title and commencements : - ( 1) These rulesmay be called the Faizabad Cantonment (Division into Wards ) 
Rules, 1998. 

2 . They shall come inot force on the date of their publication in the OfficialGazette. 

3 . Division of Cantonment into Wards : - - For the purpose of holding elections to the Cantonment Boards, the 
Cantonment of Faizabad shall be divided into five Wards, namely : 

Ward No . 
Ward No. 
Ward No. 
Ward No. 
Ward No. 


III 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( PART II-- Sec. 4 ] 


LL 


4 . Boundary ofWards :-- The boundary of each ward shall be as specified in the schedule annexed to these rules. 

5 .Number of members to be elected :- - The number ofmembers to be elected from each Ward shall be as shown 
below , namely : 
Ward No. 

(Reserved for Scheduled Caste Candidate ) 
Ward No. 
Ward No . 
Ward No, 
Ward No. 


SCHEDULE 

(See rule 4 ) 

(Boundaries of the Wards) 
Ward Number 1 

The Boundary of ward number 1 starts from the junction of M .G . Road and Lodge road . From this junction the 
boundary runs in south - easterly direction along the southern edge of LodgeRoad upto the junction of Lodge Road and Sardar 

aldev Singh Road . From the junction of lodge Road and Sardar Baldev Singh Road the boundary runs in northerly direction 
& - ng the eastern edge of Sardar Baldev Singh Road upto the junction of Sadar Baldev Singh Road and Patel Road . From this 
pr . the boundary runs in souuth -easternly direction along the southern edge of Patel Road upto the pointwhere Patel Road 
meels w Cantonment Boundary between Cantonment Board Pillar number 10 and 10 / A . From this point the boundary runs in 
southerly ui: ction along the Cantonmont boundary passing through Cantonment Board Pillar number 10 / A , 10 / B , 10 / C , 104 
D upto Cantou nent Board Pillar number 11 . From Cantonment Board Pillar number 11 the boundary runs in south -easternly 
direction along the Cantonment Board boundary upto Cantonment Board Pillar number 13 passing through Cantonment 
Board Pillar Number 12 . From CantonmentBoard Pillar No. 13 the boundary runs in Southernly direction along theboundary 
of the Cantonment upto Cantonment Board Pillar number 13 / A . From Cantonment Board Pillar number 13 / A the boundary of 
this ward runs in South -Westernly Direction along the Cantonment Boundary upto Cantonment Board Pillar number 16 . From 
Cantonment Board Pillar number 16 it turns in southem direction upto Cantonment Board Pillar number 16 /A . From Cantonment 
Board Pillar nimber 16 / A the boundary turns in South -westernly direction upto Cantonment Board Pillar number 17 , after 
passing through Cantonment Board Pillar number 16 /B . From Cantonment Board Pillar number 17 it turns in north -westerly 
direction along the boundary upto Cantonment Board Pillar number 20 passing through Cantonment Board Pillar number 18 
and 19 . From Cantonment Board Pillar number 20 the boundary turns straight to Cantonment Board Pillar number 21. From 
Cantonment Board Pillar number 21 the boundary of this ward runs in south -westerly direction upto Cantonment Board 
Pillar number 23 after passing through Cantonment Board Pillar number 22 . From Cantonment Board Pillar number 23 it runs 
westwards to Cantonment Board Pillar number 24 . From Cantonment Board Pillar number 24 the boundary of this ward runs 
in north -westernly direction upto CantonmentBoard Pillar No. 25 . From Cantonment Board Pillar number 25 the Boundary of 
this ward runs in easternly direction along the Southemly edge of Pant Road upto the junction of PantRoad and M .G . road 
And thereafter the boundary runs in Northernly direction along the eastern edge of M . G . Road upto the junction of M . G . Road 
and Lodge Road which is the starting point. 
Ward No. II 

The boundary of this war i starts from junction of Mahatma Gandhi Road and Mohd. Umar Road near bungalow 
number 32 . From this point the bound 3 of this ward runs on the southern edge of Mohd , Umar road in easterly direction 
upto crossing the Mohd. Umar Road , Sardar Baldev Singh Road and Patel Road. From this crossing the boundary runs along 
the western edge of Sardar Baldev Singh Road in southernly direction upto Sardar Baldev Singh Road and Lodge Road 
junction . From this junction the boundary runs on the northern cdge of Lodge Road in westernly direction upto the junction of 
MahatmaGandhi Road and Lodge Road . From this junction the boundary runs on the eastern edge ofMahatma Gandhi Road 
in Northernly direction upto starting points that is junction ofMahatma Gandhi Road and Mohd . Umar Road near Bungalow 
number 32 . 
Ward No. III 

The boundary of this ward starts from Mahatma Gandhi Road and Patel Road junction . From this point the boundary 
of this ward runs on the southern edge of Patel Road in eastemly direction upto crossing of Cariappa Road and Patel Road . 
From this crossing the boundary runs on the western edge of Carriappa Road in southernly direction upto Mohd. Umar and 
Carriappa Road crossing. From this crossing the boundary runs along the northern edge of Mohd . Umar Road in westernly 
direction upto MahatmaGandhiRoad and Mohd, Umar Road junction , From this point the boundary of this ward runs on the 
eastern edge of Mahatma Gandhi Road in Northernly direction upto crossing of MahatmaGandhi Road and Patel Road . 


[ भाग 1 - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Ward No. IV 

The boundary of this ward starts from Miran Ghat in between Cantonment Board boundary Pillar number 36 and 
Cantonment Board Pillar number 37 . From this point the boundary ofward runs along the western edge ofMahatma Gandhi 
road in southernly direction upto Pantroad and Mahatma Gandhi road junction . From this junction the boundary runs straight 
to Cantonment Board Pillar number 25 after passing through Military Grass Farm . From CantonmentBoard Pillar number 25 
the boundary follows in north westernly direction straight to Cantonment Board Pillar number 26 . From Cantonment Board 
Pillar number 26 the boundary of this ward runs towards Cantonment Board Pillar number 27 in northernly direction after 
crossing Ghaghra River. From Cantonment Board Pillar Number 27 the boundary of this ward passes through Cantonment 
Board Pillar number 28 upto Cantonment Board Pillar number 29 in north easternly direction crossing Ghaghra River. From 
Cantonment Board Pillar number 29 the boundary of this ward runs towards Cantonment Board Pillar number 30 in northernly 
direction . From Cantonment Board Pillar number 30 the boundary of this ward runs in easternly direction along the Cantonment 
boundary upto Miran Ghat situated between Cantonment boundary Pillars number 36 and 37 that is the starting point passing 
through Cantonment Board Pillars number 31, 32 , 33 , 34, 35 and 36 . 
Ward No. V 

The boundary of this ward starts from Mahatma Gandhi road in betweon Cantonment Board Pillar number 36 and 
Cantonment Board Pillar Number 37 just out side of the Miran Ghat area. From this point the boundary runs easternly direction 
passing through Cantonment Boundary Pillars number 37 , 38 and 39 . From Cantonment Board Pillar number 39 the boundary 
runs in South -easternly direction upto Cantonment Board Pillar number 3 passing through Cantonment Board Pillarnumber 1 
and 2 . From Cantonment Board Pillar number 3 the boundary of this ward turns in southernly direction passing through 
Cantonment Board Pillar number 4 and 5 . From Cantonment Board Pillar number 5 boundary runs in southerly direction 
upto Cantonment boundary Pillar number 7 . From Cantonment Board Pillar number 7 the boundary turns in south easternly 
direction upto Cantonment Board Pillar number 8 . From Cantonment Board Pillar number 8 the boundary runs in south 
westernly direction upto Cantonment Board Pillar number 9 reaching Straight to Cantonment Board Pillar number 10 . From 
Cantonment Board Pillar number 10 . the boundary runs along the northern edge of Patel road upto crossing of Sardar Baldev 
Singh road , Patel road and Mohd , Umar road . From this crossing the boundary of this ward runs in westernly directrion upto 
the junction ofMohd . Umar road and Cariappa road . From this point the boundary turns in northerly direction and runs along 
the eastern edge of Cariappa road upto the junction of Cariappa road and Patel road. From this crossing the boundary tums in 
westerly direction along the northem edge of Patel road upto Patel road and MahatmaGandhi road junction . From this junction 
the boundary turns towards northern direction and runs along the eastern edge ofMahatma Gandhi road upto starting point 
that is northern end of MahatmaGandhi road just outside Miran Ghat in between Cantonment Board Pillar number 36 and 
Cantonment Board Pillar number 37 . 


[ No . 29 / 26/ WR/ Faizabad/ C / DE/ 2872 / 98/ D ( Q & C )] 


FALGUNI RAJKUMAR, Jt . Secy. 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 1998 
का . नि . आ . 27 ( अ ). -- पचमढ़ी छावनी में निर्वाचन कराने के प्रयोजन के लिए उक्त छावनी का वार्डों में विभाजन विनियमित करने और 
प्रत्येक वार्ड द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या का अवधारण के लिए प्रारुप नियम, छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 31 
की अपेक्षानुसार भारत सरकार , रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं. का . नि . आ . 103 तारीख 17 मार्च, 1997 के साथ भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 4 तारीख 
9 अगस्त, 1997 में प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी , उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की 
तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे। 


और उक्त राजपत्र की प्रतियां 21 अगस्त , 1997 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी । 
और उक्त प्रारुप नियम के संबंध में , इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख को, किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे । 

अत: केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम, की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना 
सं. का . नि . आ . 19, तारीख 12 जनवरी, 1974 के साथ प्रकाशित पचमढ़ी छावनी ( वाड़ों में विभाजन ) नियम, 1974 की उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त 
करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है , निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 4 ] 


- 


- 


नियम 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : 

( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पचमढ़ी छावनी ( वाडों में विभाजन ) नियम, 1998 है । 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


2. छावनी का घाडों में विभाजन : 


पचमढ़ी छावनी बोर्ड के निर्वाचन के प्रयोजन के लिये पचमढ़ी छावनी को निम्नलिखित छः वार्डों में विभाजित किया जायेगा, अर्थात् : 


( अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जममाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित ) 


धाई सं. 
वार्ड 
बाईस. 
पाई सं. 
वार्ड सं. 


वाई से . 


6 


( अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित ) 


वाडों की सीमाएं : - उक्त वाडौं में से प्रत्येक की सीमाएं इन नियमों से संलग्न अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट होंगी । 
4. निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या : 

प्रत्येक वार्ड से निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दर्शित की गई है , अर्थात् : 


वार्ड 


सदस्यों की संख्या 


वार्ड सं . 1 


I ( अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित ) 


वार्ड सं . 2 
वार्ड सं. 3 
वार्ड सं . 4 
वार्ड सं. 5 


वार्ड सं . 6 


I ( अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित ) 


अनुसूची 

( नियम 3 देखिए ) 
वार्ड सं. 1 : - इस वार्ड की सीमा छावनी बोर्ड के सीमा स्तम्भ सं. 2 से प्रारम्भ होती है और पूर्वी दिशा की ओर आगे जाती हुई छावनी सीमा 
के स्तम्भ नं . 3 एवं 4 से गुजरती हुई उस स्थान पर मिलती है जहां छावनी सीमा की पिपरिया रोड़ छावनी बोर्ड के स्तंभ सं. 4 एवं 5 के मध्य मिलती है । इस 
बिन्दु से इस बार्ड की सीमा दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर आगे जाती हुई पिपरिया रोड़ के पश्चिम किनारे पर स्कूल रोड़ तथा पिपरिया रोड़ के जंक्शन तक 
जाती है । इस बिन्दु से इस वार्ड की सीमा दक्षिणी दिशा की ओर जाती हुई स्कूल के रोड़ पश्चिमी किनारे के साथ - साथ जाती है और बाजार के सीमा स्तम्भ 
सं . 12 पर मिलती है, इस बिन्दु से सीमा जाती हुई छावनी बाजार तक जाती है और अरविन्द मार्ग जंक्शन पर बाजार सीमा स्तम्भ सं.13 पर मिलती है इसके 
पश्चात् यह दक्षिण पश्चिम दिशा में आगे जाती हुई अरविन्द रोड़ तक जाती है तथा जयप्रकाश मार्ग तथा अरविन्द मार्ग जंक्शन पर मिलती है । जयप्रकाश मार्ग 

और अरविन्द मार्ग जंक्शन स्थल से यह सीमा उत्तर पश्चिम दिशा में पूर्वी तट के जयप्रकाश मार्ग के साथ पिपरिया रोड़ और जयप्रकाश रोड़ के जंक्शन स्थल 
तक जाती है । इस जंक्शन स्थल से सीमा पिपरिया रोड़ के साथ पश्चिम दिशा की ओर जाती है और गोपल गंज तथा पिपरिया रोड़ जंक्शन स्थल तक जाती 
है इस बिन्दु से सीमा उत्तर पश्चिम की दिशा में मुड़ती है और गोपाल गंज रोड़ के पूर्वीकिनारे के साथ - साथ बाजार सीमा के स्तम्भ सं . 6 तक जाती है । इस 
स्थान से सीमा आगे जाती हुई उत्तरी दिशा की ओर बढ़ती हुई वृन्दावन खोह से गुजरती हुई छावनी स्तम्भ सं. 2 तक जाती है जो कि इस वार्ड का प्रारंभिक 
मीमा मिन्दु है । 

__ साई संख्या 2 : -- इस वार्ड की सीमा पिपरिया रोड़ एवं अरविन्द रोड़ के जंक्शन से प्रारम्भ होती है और इस स्थान से उत्तर पूर्व की दिशा में 
अरविन्द रोड के किनारे को छूती हुई जयप्रकाश मार्ग और अरविन्द मार्ग के जंक्शन स्थल तक जाती है और इस बिन्दु से वह आगे बढ़ते हुए जयप्रकाश 


[ भाग II - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


मार्ग के पूर्वी किनारे के साथ - साथ दक्षिणी दिशा में बढ़ती है और बलदेव मार्ग और जयप्रकाश मार्ग के जंक्शन स्थल तक जाती है इसके पश्चात् 
सीमा बलदेव मार्ग के पूर्वी किनारे के साथ - साथ दक्षिण पूर्वी दिशा में बढ़ती हुई पटेल मार्ग और बलदेव मार्ग के जंक्शन स्थल पर मिलती है । इस 
बिन्दु से वार्ड की सीमा दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर बढ़ते हुए सर्वे नं. 93/815 एवं 93/ 814 के पूर्वी किनारे के साथ सर्वे नं. 93/ 818 एवं इस बिन्दु से 
यह दक्षिण पश्चिम दिशा में बैनगंगा नाले के उत्तरी किनारे तक पिपरिया रोड़ पार करते हुए बैनगंगा नाले के बिन्दु पर मिलती है । इस बिन्दु से यह 
सीमा पिपरिया रोड़ के पूर्वी किनारे को छूती हुई अरविन्द मार्ग और पिपरिया मार्ग के जंक्शन स्थल पर मिलती है जो कि इस वार्ड की सीमा का 
प्रारंभिक बिन्दु है । 

वार्ड संख्या 3 : - इस वार्ड की सीमा अरविन्द मार्ग और जयप्रकाश मार्ग के जंक्शन स्थल से प्रारम्भ होती है इस बिन्दु से सीमा अरविन्द मार्ग 
के दक्षिण किनारे को छूती हुई पूर्वीदिशा की ओर बढ़ती हुई अरविन्द मार्ग एवं भगत सिंह मार्ग के जंक्शन स्थल तक जाती है इस बिन्दु से वार्ड की सीमा 
दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर मकान सर्वे नं. 93/ 448 के उत्तर पूर्वी कोने एवं सर्वे नं . 93/312 के उत्तरी भाग के बाजू से छावनी बाजार तक स्तंभ नं. 14 तक 
जाती है । इस बिन्दु से यह सीमा दक्षिण पश्चिमी दिशा की ओर नाले के उसरी किनारे को छूती हुई सर्वे नं . 93/ 816 के दक्षिणी पूर्वी कोने तक जाती है । 
इस बिन्दु से यह उत्तर दिशा की ओर मुड़ती है तथा सर्वे नं. 816 के पश्चिमी भांग एवं सर्वे नं. 93/815 के मध्य से गुजरती हुई बलदेव सिंह रोड़ तथा 
पटेल रोड़ के जंक्शन स्थल तक जाती है इस बिन्दु से यह उत्तर दिशा को मुड़ती हुई बलदेव सिंह मार्ग के पूर्वी किनारे के साथ - साथ जयप्रकाश मार्ग 
एवं बलदेव सिंह मार्ग के जंक्शन स्थल तक जाती है इसके पश्चात यह उत्तर दिशा की ओर जयप्रकाश मार्ग के पूर्वी किनारे के साथ - साथ जयप्रकाश 
मार्ग के जंक्शन स्थल तक जाती है जो कि इस वार्ड की सीमा का प्रारंभिक बिन्दु है । 

वार्ड संख्या 4 : - इस वार्ड की सीमा, बाजार सीमा स्तम्भ नं . 5 से प्रारम्भ होती है और उत्तर पूर्वी दिशा में बाजार सीमा के साथ - साथ स्तम्भ 
नं . 6 तक जाती है । इसके बाद यह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुड़ते हुए गोपाल गंज रोड़ के पूर्षी किनारे के साथ - साथ पिपरिया रोड़ एवं गोपाल गंज रोड़ 
के अंक्शन स्थल तक जाती है इसके पश्चात यह सीमा उत्तर पूर्वी दिशा में मुड़ती है और पिपरिया रोड़ के दक्षिणी किनारे के साथ - साथ जयप्रकाश मार्ग एवं 
पिपरिया मार्ग जंक्शन स्थल तक जाती है इस बिन्दु से यह दक्षिण दिशा की ओर मुड़ती हुई जयप्रकाश मार्ग के पूर्वी किनारे के साथ - साथ जयप्रकाश मार्ग 
एवं अरविन्द मार्ग के जंक्शन स्थल तक जाती है । इस स्थल से यह सीमा अरविन्द मार्ग के दक्षिणीकिनारे के साथ - साथ पिपरिया मार्ग और अरविन्द मार्ग 
के संगम स्थल तक जाती है इस बिन्दु से इस वार्ड की सीमा दक्षिण दिशा में पिपरिया मार्ग के पूर्वी किनारे के साथ उस बिन्द तक जाती है जहां पिपरिया 
रोड़ बैनगंगा नाले को पार करती है । इसके पश्चात यह उत्तर पश्चिमी दिशा में मुड़ती है और बैनगंगा नाले के पूर्वी किनारे के साथ - साथ तिथवाल कम्पनी 
रोड़ जहां बैनगंगा नाले को पार करती है, तक जाती है इसके बाद यह उत्तर पूर्वी दिशा में मुड़ती है और तिथवाल रोड़ के दक्षिणी किनारे को छूती हुई 
तिथवाल रोड़ एवं पुलिस स्टेशन रोड़ के जंक्शन स्थल तक जाती है । इस बिन्दु से यह उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़ती हुई पुलिस स्टेशन रोड़ के पूर्वी किनारे 
के साथ - साथ वर्की कम्पनी के दक्षिण पूर्वी कोने तक जाती है । इसके बाद यह उत्तर पूर्वी दिशा में बाजार सीमा स्तम्भ नं. 4 तक जाती है इस बिन्दु से बाजार 
सीमा के साथ - साथ उत्तर पूर्वी दिशा में मुड़ती है और स्तम्भ नं. 5 तक जाती है जो कि इस वार्ड की सीमा का प्रारंभिक बिन्दु है । 

वार्ड संख्या 5 : - इस वार्ड की सीमा उस बिन्दु से प्रारम्भ होती है जहां पर पिपरिया रोड़ छावनी सीमा पर , छावनी सीमा के स्तम्भ नं . 4 एवं 
5 के बीच मिलती है । इस बिन्दु से सीमा पूर्वी दिशा की ओर छावनी सीमा के साथ- साथ छावनी स्तम्भ नं . 5 से गुजरती है और छावनी सोमा के स्तम्भ नं . 
6 तक जाती है यहां से यह सीमा दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर छावनी सीमा के साथ - साथ स्तम्भ नं . 7 एवं 8 से गुजरती हुई स्तम्भ नं. 9 तक जाती है । 
इस बिन्दु से यह सीमा उत्तर पूर्वी दिशा में मुड़कर छावनी सीमा के साथ - साथ छावनी स्तम्भ नं . 10 तक जाती है इसके बाद यह दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़कर 
छावनी सीमा के साथ - साथ छावनी सीमा के स्तम्भ नं. 11, 12 एवं 13 से गुजरती हुई स्तम्भ नं. 14 तक जाती है । इसके बाद दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर 
छावनी सीमा के साथ- साथ छावनी सीमा के स्तम्भ नं . 15,16 एवं 17 से गुजरती हुई स्तम्भ नं. 18 तक जाती है । इस स्थान से यह उत्तर पूर्व दिशा 
की ओर मुड़कर यह पी . टी. एस. रोड़ के पश्चिम किनारे के साथ- साथ पी. टी. एस. रोड़ एवं पांडव केवस रोड़ के जंक्शन तक जाती है तब आगे यह 
उत्तर दिशा में बढ़ते हुए पी. टी. एस. रोड़ एवं एम. एच. रोड़ के जंक्शन पर मिलती है इसके बाद उत्तर पूर्व की दिशा में एम. एच. रोड़ के दक्षिण किनारे 
के साथ - साथ एम. एच. रोड़ एवं सेनीटोरियम के जंक्शन तक जाती है इस बिन्दु से सेनीटोरियम रोड़ के पश्चिम किनारे के साथ - साथ केन्द्रीय विद्यालय 
के होस्टल के दक्षिणी पूर्व कोने तक जाती है बाद में पश्चिम में घूमती है और होस्टल के दक्षिणी किनारे से होती हुई होस्टल के पश्चिम दक्षिणी कोने तक 
जाती है तब दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर बैनगंगा नाले को छुती हुई बाजार सीमा के स्तम्भ नं . 14 तक जाती है इस बिन्दु से यह उत्तर पश्चिम दिशा 
में मुड़कर मकान सर्वेनं . 312 के उत्तर पूर्व कोने से गुजरती हुई भगत सिंह मार्ग एवं अरविन्द मार्ग के जंक्शन स्थल तक जाती है । तब यह उत्तर पूर्व दिशा 
में अरविन्द रोड़ के दक्षिण किनारे को छूती हुई बाजार सीमा के स्तम्भ नं. 13 तक आती है इस बिन्दु से उत्तर पूर्व की तरफ घूमकर बाजार सीमा के 
स्तम्भ नं. 12 तक जाती है । इस बिन्दु से स्कूल रोड के पश्चिमी किनारे को छूती हुई वह सीमा पिपरिया रोड़ एवं स्कूल रोड़ के जंक्शन तक जाती है । इसके 
पश्चात वह सीमा पिपरिया रोड़ के दक्षिणी किनारे को छूती हुई उत्तर पूर्वी दिशा में जहां पिपरिया रोड़ छावनी सीमा के स्तम्भ नं. 4 एवं 5 के मध्य मिलती 
है । जो कि इस वार्ड की सीमा का प्रारम्भिक बिन्दु है । 

वार्ड संख्या 6 : - इस वार्ड की सीमा छावनी सीमा स्तम्भ नं. 1 से प्रारम्भ होती है । इस बिन्दु से यह उत्तर पूर्व दिशा में छावनी सीमा के साथ 
जाते हुए छावनी सीमा के स्तम्भ नं . 2 तक जाती है । इस स्थान से यह सीमा दक्षिण पूर्वी दिशा में वृन्दावन खोह से गुजरती हुई छावनी बाजार स्तम्भ 
नं. 6 तक जाती है । इसके पश्चात यह उत्तर पश्चिम दिशा में छावनी बाजार सीमा के साथ जाते हुए बाजार सीमा के स्तम्भ नं. 5 तक जाती है । इसके 
बाद यह सीमा दक्षिण पश्चिम की दिशा में छावनी सीमा के साथ बाजार सीमा के स्तम्भ नं . 4 से गुजरती हुई वर्फी कम्पनी के दक्षिण पूर्व कोने तक जाती 
है । यहां से ये दक्षिण पूर्वी दिशा में पुलिस स्टेशन रोड़ के साथ - साथ तिथवाल रोड़ एवं पुलिस स्टेशन रोड़ के जंक्शन तक जाती है । इसके बाद यह तिथवाल 
रोड़ के उत्तरी किनारे के साथ - साथ दक्षिण पश्चिम दिशा में मडती है और उस बिन्दु तक जाती है जहां तिथवाल रोड़ बैनगंगा नाले को पार करती है । बाद 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 4 ] 


में यह सीमा दक्षिण पूर्वीदिशा में बैनगंगा नाले के उत्तरी किनारे को छूती हुई केन्द्रीय विद्यालय के होस्टल के उत्तरी पश्चिम कोने तक जाती है । इसके बाद 
यह इस विद्यालय के होस्टल के दक्षिण पूर्व कोने तक जाती है । इस स्थान से यह दक्षिण पश्चिम दिशा में सेनीटोरियम रोड़ के साथ - साथ सेनीटोरियम रोड़ 
एवं एम. एच. रोड़ के जंक्शन स्थल तक जाती है । इसके बाद यह दक्षिण पश्चिम दिशा में पी. टी . एस. रोड़ एवं एम. एच. रोड़ जंक्शन तक जाती है । 
तत्पश्चात् दक्षिण पश्चिम दिशा में पी. टी . एस. रोड़ के साथ छावनी सीमा के स्तम्भ नं. 18 तक जाती है तब दक्षिण पूर्वी दिशा में छावनी सीमा के 
साथ - साथ छावनी सीमा के स्तम्भ नं. 19 तक जाती है । यहां से यह उत्तर पश्चिम से मुड़कर छावनी सीमा के साथ - साथ स्तम्भ नं . 20, 21, 22 , 23 , 
24, 25, 26 एवं 27 से गुजरती हुई स्तम्भ नं . 28 तक जाती है । स्तम्भ नं. 28 से यह सीमा उत्तर पश्चिम दिशा में छावनी सीमा के साथ - साथ छावनी 
सीमा के स्तम्भ नं . 29 तक जाती है इस बिन्दु से उसर पूर्वी दिशा में छावनी सीमा के साथ - साथ स्तम्भ नं. 30, 31, 32 , 33, 34 एवं 35 से गुजरती 
हुई स्तम्भ नं. 36 तक जाती है । इस बिन्दु से यह सीमा दक्षिण पूर्व दिशा में छावनी सीमा के साथ - साथ छावनी स्तम्भ नं. 36 - ए, 36 - बी, 36 - सी , 36 
डी से गुजरती हुई स्तम्भ नं . 36 - ई तक जाती है । इसके पश्चात् यह छावनी सीमा के साथ - साथ पूर्वीदिशा में स्तम्भ नं. 38 - एफ तक जाती है । इस बिन्दु 
से उत्तर पूर्व दिशा में छावनी सीमा स्तम्भ नं. 36 - जी से गुजरती हुई स्तम्भ नं . 36 - एच तक जाती है । इसके बाद उत्तर पूर्वी दिशा में छावनी सीमा स्तम्भ 
नं . 37 तक जाती है । तब उत्तर पूर्व दिशा की ओर छावनी सीमा के साथ - साथ छावमी सीमा स्तम्भ नं. 38 तक जाती है इसके पश्चात सीमा उत्तर 
पश्चिमी दिशा में छावनी सीमा के स्तम्भ नं. 39, 40, 41, 42, 43 एवं 44 से गुजरती हुई स्तम्भ नं. 45 तक जाती है । इस बिन्दु से वार्ड की सीमा उत्तर 
पूर्वी दिशा में छावनी सीमा लाइन के साथ - साथ छावनी सीमा के स्तम्भ नं. 46 , 47, 48, 49 एवं 50 से गुजरती हुई सीमा स्तम्भ नं. 1 तक जाती है जो 
कि इस वार्ड की सीमा का प्रारंभिक बिन्दु है । 

[ फा . सं. 29 /60/ सी/ एल एण्ड सी /85/2871/98 डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

फाल्गुनी राजकुमार, संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 

New Delhi the 2nd September, 1998 
S .R . O . 27 (E ). — Whereas draft of rules to regulate division of the PachmarhiCantonment into wards for the purpose 
ofholding elections in the said Cantonment and the determination as the number ofmembers to be elected by each ward where 
published with the notification of the Government of India , in the Ministry of Defence No . SRO 103 dated the 17th March, 
1997 in the Gazette of India , Part II, Section -4 , dated the 9th August 1997 , as required by section 31 of the Cantonments Act, 
1924 (2 of 1924 ), for inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby within a period of 
sixty days from the date ofpublication of the said notification . 

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on 21 August 1997 ; 

And whereas no objections and suggestions were received from any person on the said draft rules before the date so 
specified ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by section 31 of the said Act and in supersession of the Pachmarhi 
Cantonment, (Division of wards ) Rules, 1974 , published with the notification of the Government of India in the Ministry of 
Defence No. SRO 19 dated the 12th January , 1974 , except as respects things done or omitted to be done before such supersession , 
the CentralGovernment hereby makes the following rules, namely ; 

RULES 


1 . Short title and commencement : - ( 1) These rules may be called the Pachmarhi Cantonment (Division into 
Wards ) Rules, 1998. 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazettc . 

2 . Division ofCantonment into Wards :- For the purpose ofholding clections to the Cantonment Board of Pachmarhi, 
the Cantonment of Pachmarhi shall be divided into six wards, namely : 


Ward No. 


I ( Reserved for Scheduled Caste/ Scheduled Tribes Candidate ) 


Ward No . 


Ward No. 
Ward No. 


III 
IV 


Ward No. 


v 


Ward No. 


VI (Reserved for Scheduled Caste /Scheduled Tribes Candidate ) 


3. Boundary of Wards :— The boundary of each ward shall be as specified in the schedule annexed to these rules. 


[ YTT II - 


4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


4 . Number ofmembers to be elected : - The number ofmembers to be elected from each of the Wards shall be as 
shown below , namely : 
Wards 

Number ofMember 
Ward No . 1 l (Reserved for Scheduled Caste /Scheduled Tribes Candidate ) 
Ward No. 
Ward No. III 1 
Ward No. IV 1 
Ward No . V 1 
Ward No. VI (Reserved for Scheduled Caste /Scheduled Tribes Candidate ) 


SCHEDULE 

(See rule 3 ) 
Ward Number 1. - The boundary of this ward starts from Cantonment Board boundary pillar No. 2 did runs Easterly 
direction along the Cantt, bounday passing through Cantonment boundary piller No. 3 and 4 upto the point where Pipariya 
road meets the cantonmentboundary between Cantonment Board pillar No. 4 & 5 . From this point the boundary of this ward 
runs in south Westernly direction alongwith Western edge of Pipariya road upto the junction of school road and Pipariya road. 
From this point the boundary of this ward runs in Southern direction along with Western edge of school road and meets on 
Bazar boundary pillar No. 12 . From this point the boundary of this ward runs along with Cantoment Bazar Boundary upto the 
point where Arvind road crosses the Bazar boundary i.e . upto Bazar boundary pillar No. 13 . Thereafter it runs in South 
Westernly direction along Western edge Arvind road upto the Junction of Jai Pradash road and Arvind road . From the 
Junction of Jai Prakash Road and Arvind Road the boundary of ward runs in North Westernly direction along the Eastern 
edges of Jai Prakash Road upto the Junction of Pisariya Road and Jai Prakash Road . From this Junction the boundary runs in 
Westernly direction along with Pipariya Road upto the Junction of Gopal Ganj road and Pipariya Road . From this point the 
boundary turns in north Westernly direction and runs along the Eastrer edge ofGopal Ganj Road upto bazar boundary piller 
No. 6 . From this point the boundary of this ward runs in norther direction passing through Brindavan Khog upto Cantonment 
boundary pillar No. 2 which is the starting point of the boundary of this ward . 

Ward No. 2. -- The boundary of this ward start from the Junction Pipariya Road and Arvind Road . From this point the 
boundary of this ward runs North Easternly direction along with Southern edge of Arvind Road upto the junction of Jai 
Prakash Road and Arvind Road . From this point it runs in southern direction along with Eastern edge of Jai Prakash road upto 
Junction of Baldeo Singh road and Jai prakash Road . There after it runs in South Easternly direction along with Eastern edge 
of Baldeo Singh Road and meets on Junction of Patel Road and Baldeo Singh road . From this point the boundary of the ward 
runs in south Easternly direction along with Eastern edge of Sy, No. 93/815 and 93 /814 and Western edge of Sy. No. 93 /818 
and 93/816 upto Bainganga Nallah . From this point it runs South Westernly direction along with Northern edge of Bainganga 
Nallah upto the point where Pipariya Road crosses the Bainganga Nallah . From this point the boundary of this ward runs 
along with Eastem edge of Pipariya road upto junction of Arvind Road which is starting point of boundary of this ward . 

Ward No. 3.- - The boundary of this ward starts from the Junction of Arvind Road and Jai Prakash Road . From this 
point the boundary of this ward runs in Easternly direction along with Southern edge of Arvind road upto Junction of Arvind 
Road and Bhagat Singh Road , From this point the boundary of this ward runs in South Easternly direction passing through 
North Eastern comer ofhouse Sy .No. 93/448 and Northern side of Sy. No. 93 /312 upto Cantonment Bazar boundary pillar 
No. 14 . From this point the boundary of this ward ruis in south Westernly direction along with Northern edge of Nallah uptu 
south Eastern corner of Sy . No. 816 . From this point the boundary of this ward runs in Northern direction along with Western 
side of Sy . No. 816 passing through Eastern side of Sy. No. 93 /815 upto the Junction of Baldeo Singh Road and Patel Road 
From this point the boundary of this ward runs in Norht direction along with Eastem edge of Baldeo Singh Road upto Junction 
of Jai Prakash Road and Baldeo Singh Road . Thereafter it runs in Northern direction along with Eastern edge Jai Prakash Road 
upto Junction of Jai Prakash Road and Arvind Road which is starting point of boundary of this ward . 

Ward No. 4 . The boundary of this ward start from Bazar boundary pillar No. 5 . From this point the boundary of this 
ward runs in North Eastemly direction along with Bazar boundary upto Bazar boundary Pillar No. 6 . thereafter the boundary 
of this ward runs in south Easternly direction along with Eastern edge of Gopal Ganj road upto junction point of Pipariya road 
and Gopal Ganj Road . Thereafter it runs in North Easternly direction along with southern edge of Pipariya Road upto Junction 
of Jai Prakash Road and Pipariya Road . From this point the boundary of this ward runs in Southernly direction along with 
Eastern edge of Jai Prakash Road upto Junction of Jai Prakash Road and Arvind Road . From the Junction of Jai Prakash Road 
and Arvind Road the Boundary of this ward runs in south Westernly dieection along the Southern edge of Arvind 
2387GD / E2 . 


10 


THE GAZETTE OF Tina s EXTRAORDINARY 

-- - - - - - - - -- - 


[PART II — SEC . 4 ] 


Road upto lunction of Pipariya road and Arvind Road . Fwan this point the boundary of this ward runs in Southernly direction 
along with Easterni edge of Pipariya Road upto the point where Pipanya road crosses the Bainganga Nallah Thercafter it 
runs in North Westernly direction along with Eastcini edge o isang iga Nallah upto the point where Tithwal road crosses 
the Bamgangs Nallah. Thereafter the boundary of this wild runs 11 north Easternly direction along with southern edge 
of Tithwal Road upto the Junction of Tithwal Road and Police Station road . From this point the boundary of this ward 
nuos in North Westernly direction along eastern edge of Police Station Road upto South Eastern corner of burkey Coy . 
Thereafter it ins North Easternly direction upto Bazar houindary pillar No. 4 From this point the boundary of this ward 
runs Nont Eastoinly direction along Bazar boundary upto Bazar boundary pillar No. 5 which is the starting point of 
the boundary of this ward . 

Ward No. 5 .-- . The boundary of this ward start from a point where Pipariya Road meets Cantt . boundary linc 
between Cantonnent boundary pillar No. 4 and 5 From this point the boundary of this ward runs in Easternly direction 
alongwith Cantonment boundary passing through Cantonment boundary pillar No. 5 upto Cantonment Board Pillar 
No. 6 . From this point the boundary of this ward runs in South Westernly direction along Cantonment Board boundary 
upto Cantonment boundary pillar No. 9 passing through Cantonment boundary pillar No. 7 and 8 . From this point the 
boundary of this ward runs in North Eastemly direction along the Cantonment boundary upto Cantonment Board pillar 
No. JO Thereafter it runs in South Easternly direction along with Cantonmentboundary upto Cantonment boundary pillar 
No. 12 passing through Cantonment boundary pillar No. 11. From boundary pillar No. 12 the boundary runs in south 
Westernly direction along the Cantonment boundary upto Cantonment Board pillar No. 18 passing through Cantonment 
boundary pillar No. 13 , 14 , 15, 16 & 17. From this point the boundary of ward runs in North Easternly direction along 
Western edge of P . T . S . road upto Junction of P . T . S . road & pandav caves road , thereafter it runs in Northernly direction 
along Eastern edge of P . T .S . road & meets on Junction of P . T. $. road M . H . road , thereafler it runs North Easternly 
direction along Southern edge of M .H . road upto Junction of M . H . road & Sanitorium road . from this point the boundary 
of this ward nuns in North Eastern direction along the castern edge of Sanitotium road upto South East comer of Central 
School Hostel. Thereafter it runs in Westernly direction along the boundary of Central SchoolHostel upto West South corner 
of Central School Hostel thereafter the boundary of this ward runs in South Westernly direction along Southern edge of 
Bainganga Nallah upto Bazar boundary pillar No. 14 . From this point the boundary of this ward runs in North Westernly 
direction upto Junction of Bhagat Singh road & Arvind Road passing through the North East corner of 
Sy. No. 312 . There after it runs in North Easternly direction along Southern edge of Arvind road upto Bazar boundary pillar 
No . 13 . Thereafter it runs in North Easternly direction upto Bazar boundary pillar No. 12 . From this point the boundary of 
this ward runs in North direction along Western edge of School road upto Junction of Pipariya road and School road 
thereafter it rins in North Easternly direction along the Southern edge of Pipariya road upto the point were Pipariya road 
meets the Cantonment boundary line between Cantonment boundary pillar No. 4 and 5 which is the starting point of the 
boundary of this ward . 

Ward No. 6 .. . The boundary of this ward start from Cantonment boundary pilar No . 1. From this point the 
boundary of this ward runs in North Easternly direction along Cantonment boundary upto Cantonment boundary pillar No. 
2 . From this point the boundary of this ward runs in South Westernly direction upto Cantonment Bazar boundary pillar No. 
6 pasing through Brindahvan Khoh . Thereafter it runs in North Westernly direction along Cantonment Bazar boundary uplo 
Bazar boundary pillar No . 5 . From this point the boundary of this ward runs in South Westernly direction along with Cantonment 
boundary upto South East corner of Burkey Coy . passing through bazar boundary pillar No. 4 . From this point the boundary 
of this ward runs in South Easternly direction along with police Station road upto Junction of Tithwal road and police 
Station road . Thercafter it runs South Westernly direction along with Northern edge of Tithwal road upto the point where 
Tithwal road crosses thc Bainganga Nallah . From this point the boundary of this ward runs in South Easternly direction along 
with Northern edge of Bainganga Nallah upto North West corner of Hostel Central School. From this point the boundary 
of this ward runs in South Easternly direction upto South Eastern corner of Hostel Central School Therafter it runs in 
South Westernly direction along with Sanitarium road upto the Junction of Sanitorium road and M . H . road . Thereafter it 
rins in South Westerly direction upto the Junction of P. T. Ş. road & M . H . road . Thereafter it runs in South Westernly 
direction along with P . T .S . road upto Cantonment Boundary pillar No. 18 . Thereafter it runs in South Easternly direction 
along with CantonmentBoundary upto Cantonment boundary pillar No. 19 . From this point the boundary of this ward runs in 
North Westernly direction along with Cantonment boundary line upto Cantonment boundary pillar No. 28 passing through 
Cantonment boundary pillar No. 20 , 21, 22, 23 , 24 , 25 , 26 & 27 . From boundary pillar No. 28 the boundary of this ward runs 
in North Westernly direction along with Cantonment boundary upto boundary pillar No. 29 . From this point the boundary of 
thisward runs in North Easternly direction upto Cantonment boundary pillar No. 36 along the Cantonment boundary passing 
through Cantonment boundary pillor No . 30 , 31, 32 , 33, 34 , and 35 . From this point the boundary of this ward runs in South 
Easternly direction along with Cantonment boundary up to Cantonment boundary pillar No. 36 - E passing through boundary 
pillar No. 36 - A , 36 - B , 36 -- C and 36 - D . Thereafter it runs in Easternly direction upto boundary pillar No 36 - F along with 
Cantonment boundary . From this point the boundary of this ward runs in North Easternly direction upto Cantonment 


[ 401 II - UV 4 ] 


भारत का राजपत्र ; असाधारण 


boundary pillar No. 36 - H passing through Cantonment bondary pillar No. 36 -G . From this point it runs in North Westernly 
direction upto Cantonment boundary pillar No . 37 . Thereafter it runs in North Easternly direction along with Cantonment 
Boundary upto Cantonment boundary pillar No. 38 . From this point the boundary of ward runs in North Westernly direction 
along the Cantonment boundary upto boundary pillar No. 45 passing through Cantonment boundary pillar No. 39, 40 , 41 , 42 , 
43, and 44 . From this point the boundary of ward runs in North Easternly direction along with Cantonment boundary line 
passing through Cantonment boundary pillar No 46 , 47 , 48 , 49 & 50 upto Cantonment boundary pillar . No. 1 which is 
starting point of the boundaryof this ward . 

[F . No . 29/60 /WR/ C /DE /96 /2871/98] 

FALGUNI RAJ KUMAR , Jt . Socy. 


Printed by theManager, Govt, of India Press, Ring Road , Mayapurl, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 — 1998 . 


